सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

3 कार्तिक, 19 37 ( २०) 
संख्या 767 राँची, रविवार 

25 अक्टूबर, 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

16 सितम्बर, 2015 
संख्या- 13/ वरीय स्था0 पद0- 01/ 2013 का0- 8320 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक 
में विभागीय अधिसूचना संख्या 3438, 3439 , 3440 तथा 3441 , दिनांक 12 अप्रैल, 2012 को अवक्रमित करते हुए 
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 के तहत विद्युत सम्बन्धी मामलों की सुनवाई एवं निष्पादन हेतु 
निम्नांकित तालिका के अनुसार न्यायालयों को अगले आदेश तक विशेष न्यायालय कि शक्ति प्रदान कि 
जाती है : 
जिला विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत पूर्व में शक्ति प्रदत्त न्यायालयों के स्थान पर 

सुनवाई एवं निष्पादन हेतु पूर्व में विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सुनवाई एवं 
| शक्ति प्रदत्त न्यायालय के नाम निष्पादन हेतु शक्ति प्रदत्त न्यायालय के नाम 


क्रम 


संख्या 


3 


4 


राँची 


न्यायायुक्त - I 


अपर न्यायायुक्त -I, विशेष न्यायाधीश के रूप में 
तथा अपर न्यायायुक्त - X , अतिरिक्त विशेष 
न्यायाधीश के रूप में । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार, 25 अक्टूबर , 2015 


जमशेदपुर | जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- I 


जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-II 


धनबाद 


जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश -I 


जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- II 


IV . 


हजारीबाग 


जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- I 


जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-II 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 76 7 – 50 | 


